रजिस्ट्री सं. डीएल - 33001/ 2003 


REGISTERED No. DL - 33001/ 2003 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


साप्ताहिक / Weekly 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


don 


सं. 16 ] 
No . 16 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , अप्रैल 19, 2003 ( चैत्र 29 , 1925 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 19 , 2003 ( CHAITRA 29, 1925 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


319 


विषय - सूची 
भाग - - खण्ड - 1 -- ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार 

प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए 
के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा . . 

सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं 
जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों , 

भाग II - - खण्ड - 3 - - उप खण्ड ( ii ) - - भारत सरकार के 
आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित 

मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल 
• अधिसूचनाएं 

509 

है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित 
भाग I - - खण्ड - 2 -- ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार 

क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी 
के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा 

किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और 
जारी की गई सरकारी अधिकारियों की 

सांविधिक आदेशों ( जिनमें सामान्य स्वरूप 
नियुक्तियों , पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के 

की उपविधियां भी शामिल हैं ) के हिन्दी 
सम्बन्ध में अधिसूचनाएं । 

प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो 
भाग I - - खण्ड - 3 - -रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों 

भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में 

में प्रकाशित होते हैं ) 
अधिसूचनाएं 

· 1 भाग II - - खण्ड - 4 - -रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 
भाग I - - खण्ड -4 --रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी 

सांविधिक नियम और आदेश । 
अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों , 

भाग III - - खण्ड - 1 --- उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और 
छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 

महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , 
भाग II -- खण्ड -1 -- अधिनियम , अध्यादेश और विनियम 

रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध 
भाग II - - खण्ड - 1क - - अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों 

और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की 
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ 

गई अधिसूचनाएं 
भाग - - खण्ड - 2 -- विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों 

भाग III - - खण्ड - 2 - - पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टयें 
के बिल तथा रिपोर्ट . . 

और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
• भाग - - खण्ड - 3 - - उपखण्ड (i ) - - भारत सरकार के मंत्रालयों 

और नोटिस 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय . भाग III -- खण्ड -3 - -मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों 

अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य 

भाग III - - खण्ड - 4 -~ विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक 
सांविधिक नियम ( जिनमें सामान्य स्वरूप 

निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं , 
के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल 

. आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 

भाग IV - - गैर - सरकारी व्यक्तियों और गैर- सरकारी निकायों 
भाग II - - खण्ड - 3 - - उप खण्ड ( ii ) - - भारत सरकार के 

द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 
मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और . भाग V -- अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के 
केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के 

आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक 
1 - 21/ GI/ 2003 

( 509) 


599 


1439 


3415 


125 


510 


THE GAZETTED OF INDIA , APRIL 19, 2003 (CHAITRA 29, 1925 ) 


PART 1 - SEC , 1 ] 


CONTENTS - 
PART I - SECTION 3- SUB - SECTION (ii) - 

Authoritative texts in Hindi (other than 
such texts , published in Section 3 or 
Section 4 of the Gazette of India ) of 

General Statutory Rules & Statutory 
509 

Orders (including Bye - laws of a general 
character ) issued by the Ministries of 
the Government of India ( including the 
Ministry of Defence ) and by Central 
Authorities ( other than Administration 
of Union Territories ) . . . . 


Part 11 - SECTION 4 – Statutory Rules and Orders 

issued by the Ministry of Defence : 


* 


1 . 


- 


. 


PART III - SECTION 1 - -Notifications issued by the 

High Courts, the Comptroller and 
Auditor General, Union Public Service 
Commission , the Indian Government 
Railways and by Attached and 
Subordinate Offices of the Government 
of India . . . . . . . 


my 


PART I- SECTION |- - Notifications relating to Non 

Statutory Rules, Regulations , Orders 
and Resolutions issued by the Ministries 
of the Government of India (other than 
the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court . . . . . . 
PART 1 - SECTION 2 – Notifications regarding 

Appointments , Promotions, Leave etc . 
of Government Officers issued by the 
Ministries of the Government of India 
( other than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court . . . . 
Part 1- - SECTION )- - Noliticalions relating to 

Resoluiions and Non - Statutory Orders 

issued by the Ministry of Defence 
PART 1- SECTION 4 - Notifications regarding 

Appointments , Promotions , Leave etc . 
of Government Officers issued by the 

Ministry of Defence . . . . 
Part 11 -- SECTION 1--- Acts , Ordinances and 

Regulations . . . . . . 
Pakt II--- SECTION 1A - Authoritative lexts in Hindi 

languages of Acts , Ordinances and 

Regulations . . . . . . 
PART IL - - SECTION 2 -- Bills and Reports of the Select 

Comınittee on Bills . . . . . 
PART 11 - SECTION 3 - SUB - SECTION (1) General 

Statutory Rules including Orders, Bye 
laws, etc . of general character issued by 
the Ministry of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence ) and 
by the Central Authorities (other than 
the Administration of Union 

Territories) . . . . . . 
Part II - SECTION 3 - SUB - SECTION ( 11 ) - Statutory 

Orders and Notifications issued by the 
Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence ) and 
by the Central Authorities (other than 
the Administration of Union Territories ) 


485 


599 


Part Ill — SECTION 2 — Notifications and Notices 

issued by the Patent Office, relating to 
¡ Patents and Designs . . . . . 


1439 


PART III - SECTION 3 - Notifications issued by or 

under the authority of Chief 
Commissioners . . . . . . 


Part 111- SECTION 4 - - Miscellaneous Notifications 

including Notifications , Orders , 
Advertisements and Notices issued by 
Statutory Bodies . . . . . 


3415 


PART IV -- Advertisements and Notices issued by 

Private Individuals and Private 
Bodies . . . . . . . . . 


125 


Part V - Supplement showing Statistics of Births 

and Deaths etc . both in English and 
. Hindi . . . . . . . . 


भाग ! - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, अप्रैल 19, 2003 ( चैत्र 29, 1925 ) 


511 


- 


- 


- 


भाग - खण्ड 1 

[ PART I- SECTION 1] 
[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं । 
[Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations,Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than theMinistry of Defence ) and 

by the Supreme Court] 


लोक सभा सचिवालय 
( वित्त संबंधी स्थायी समिति शाखा ) 

नई दिल्ली - 110001, दिनांक 4 अप्रैल 2003 
सं. 4/1/1/2003 / एफसी- - सभापति, राज्य सभा ने 26 अप्रैल, 2003 
से श्री स्वराज कौशल, संसद सदस्य , राज्य सभा का नामांकन सूचना 
प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति से बदलकर वित्त संबंधी स्थायी 
समिति में श्री मुख्तार अब्बास नकवी, संसद सदस्य , राज्य सभा के 
स्थान पर कर दिया है । 

आर. के . जैन 
___ उप सचिव 


आदेश 
संख्या ओ- 12012 / 16/ 2003 / ओएनजी/ डी -4- -केन्द्रीय सरकार , 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के 
उपनियम ( 1) के खंड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड ( ओएनजीसी ) 
( जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है ) को 14 ,120 वर्ग 
कि . मी. माप के केके - ओएसएन - 2001/ 2 में 12 मार्च 2003 से . 
7 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वेक्षण करने के लिए पेट्रोलियम 
अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आबद्ध 
होगी । 
2. पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को 
अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है । 

एन . सी . जाखुप 

अवर सचिव 


आदेश 


दिनांक 8 अप्रैल 2003 
सं . 4/1/1/2003/एफसी- - माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने श्री पी . 
डी . एलानगोवन , संसद सदस्य, लोक सभा को 7 अप्रैल, 2003 से 
वित्त संबंधी स्थायी समिति ( 2003 ) का सदस्य मनोनीत किया है । 

आर. के . जैन 
उप सचिव 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2003 

आदेश 
सं . ओ - 12012/15/2003/ ओएनजी/ डी - 4 - - केन्द्रीय सरकार , 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली , 1959 के नियम 5 के 
उपनियम ( 1 ) के खंड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड ( ओएनजीसी ) ( जिन्हें 
इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है ) को 9468 वर्ग कि . मी. माप के 
जीएस - ओएसएन - 2001 /1 में 12 मार्च 2003 से 7 वर्ष की अवधि 
के लिए पूर्वेक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान 
करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आबद्ध होगी । 
2. पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को । 
अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है । 

एन . सी. जाखुप 

अवर सचिव 


___ सं . ओ -12012/17/ 2003/ ओएनजी/ डी -4 - - केन्द्रीय सरकार, 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के 
उपनियम ( 1 ) के खंड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड ( ओएनजीसी ) ( जिन्हें 
इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है ) को 8, 595 वर्ग कि . मी . माप 
के केके - ओएसएन -2001 / 3 में 12 मार्च 2003 से 7 वर्ष की . 
अवधि के लिए पूर्वेक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति 
प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आबद्ध होगी । 
2. पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी को 
अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है । 

. एन. सी . जाखुप 

अवर सचिव 

आदेश 
__ सं. ओ - 12012/ 20/ 2003/ ओएनजी/ डी - 4 -- केन्द्रीय सरकार , 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के 
उपनियम ( 1) के खंड (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए गुजरात - राज्य पेट्रोलियम कापोरेशन लिमिटेड 
( जीएसपीसी ) - जुबिलेंट एन्प्रो लिमिटेड ( जेईएल ) और ज्योग्लोबल 
रिसोर्सेज ( इंडिया ) इंक , ( जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा 


512 


भारत का राजपत्र, अप्रैल 19, 2003 ( चैत्र 29 , 1925 ) 


[ भाग I - खण्ड । 


आदेश 


गया है ) को 1, 850 वर्ग कि . मी. माप के केजी - ओएसएन - 2001/ 

3 3 .1991 के संकल्प संख्या एक्स 19020/1/89 - - डी. एम .एस. एण्ड पी . 
में 12 मार्च 2003 से 7 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वेक्षण करने एफ . ए. द्वारा गठित की गई भारतीय भेषज संहिता समिति के 
के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और यह कार्यकाल, जिसे 11. 3.2003 तक बढ़ाया गया था , को आगे 6 महीने 
निर्देशांकों द्वारा आबद्ध होगी । 

की अवधि के लिए अर्थात 11. 9.2003 तक बढ़ाया जाता है । 
2 . पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारियों 

__ _ समिति के अन्य निबन्धन और शर्ते वहीं रहेंगी । 
को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है । 

एन . सी. जाखुप 
अवर सचिव 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार 
आदेश 

के सभी मंत्रालयों/विभागों, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली 
सं . ओ - 12012/ 23/ 2003/ ओएनजी/ डी - 4 - - केन्द्रीय सरकार , 

और भारतीय भेषज संहिता समिति के सभी सदस्यों को भेजी जाए । 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के । 

___ आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सामान्य 
उपनियम ( 1 ) के खंड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजी जाए । 
हुए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड ( ओएनजीसी ) । 
( जिन्हें इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है ) को 21, 775 वर्ग 
कि . मी . माप के केके - डीडब्ल्यूएन - 2001 / 3 में 12 मार्च 2003 

नीता केजरीवाल 
से ४ वर्ष की अवधि के लिए पूर्वेक्षण करने के लिए पेट्रोलियम 

अवर सचिव 
अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आबद्ध 
होगी । 

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय 
2 . पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारी 

- नई दिल्ली- 110003 , दिनांक 31 मार्च 2003 
को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन 

संकल्प 
एन . सी. जाखुप __ सं . 11015( 2 )/98 -हिन्दी -- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के 
अवर सचिव 

दिनांक 11 सितम्बर , 2000 के संकल्प सं . 11015( 2 )/ 98 - हिन्दी में 

आंशिक संशोधन करते हुए, उसमें उल्लिखित हिन्दी सलाहकार समिति 
आदेश 

के गठन में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापन एतद्द्वारा की जाती है : 
सं . ओ - 12012/ 24/ 2003/ ओएनजी/ डी - 4 - - केन्द्रीय सरकार ( 1 ) क्रम सं. 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापन किया जाता 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 5 के 
उपनियम ( 1 ) के खंड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड ( ओएनजीसी ) 9 डॉ. ( श्रीमती ) माजिदा असद , सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं प्रमुख , 
और आयल इंडिया लिमिटेड ( ओआईएल ) ( जिन्हें इसके बाद हिन्दी विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली................ 
अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है ) को 12,425 वर्ग कि . मी . माप के ......... सदस्य 
सीवाई - डीडब्ल्यूएन - 2001 / 1 • में 12 मार्च 2003 से 8 वर्ष की 

आदेश 
अवधि के लिए पूर्वेक्षण करने के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति 
प्रदान करती है और यह निर्देशांकों द्वारा आबद्ध होगी । 

- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के 
2. पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना अनुज्ञप्तिधारियों 

सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों , 
को अलग से सूचित किए जा रहे निबंधनों और शर्तों के अधीन है । प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय , 

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, महालेखाकार ( वाणिज्य, निर्माण 
एन . सी . जाखुप 

एवं विविध ), राज्यसभा/ लोकसभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति 
अवर सचिव 

सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को 

भेज दी जाए । 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

___ यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए 
( स्वास्थ्य विभाग ) 

.. यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 
नई दिल्ली, दिनांक 26 माच 2003 

सुनिल खत्री 

संयुक्त सचिव, 
सं . एक्स -19014/1/95 - डी/ डी .एम. एस./ पी . एफ . ए. -- दिनांक 12. 


- 


- 


संकल्प 


PART I- SEC. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 19 , 2003 (CHAITRA 29 , 1925 ) 


LOK SABHA SECRETARIAT 
( STANDING COMMITTEE ON FINANCE BRANCH ) 

New Delhi-110001 , the 4th April 2003 
No. 4 / 1/1 /2003/ FC – The Chairman , Rajya Sabha has 
changed the nomination of Sh . Swaraj Kaushal, M .P ., Rajya 
Sabha from the Standing Committee on Information 
Technology to the Standing Committee on Finance vice 
Sh . Mukhtar Abbas Naqvi , MP, Rajya Sabha w .e.f. 26 
April , 2003 

R .K . JAIN , Deputy Secy . 


ORDER 
No . 0 - 12012 / 17 / 2003/ONG / D - IV - In exercise of 
powers conferred by clause (i) of sub -rule (1) of Rule 5 of 
the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959 , the Central 
Government hereby grants to Oil and Natural Gas 
Corporation Lid . (ONGC ) (hereinafter referred to as 
Licensees) a Petroleum Exploration Licence to prospect for 
a period of 7 years with effect from 12th March , 2003 in 
KK -OSN -2001/3 measuring 8 ,595 sq . kms and bound by 
the co - ordinates, 

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject 
to the terms and conditions being intimated to the Licensee 
separately , 

N .C . ZAKHUP, Under Secy . 


The 8th April 2003 
No . 4 /1/ 1/ 2003/FC — The Speaker , Lok Sabha has 
nominated Shri P. D . Elangovan . MP. Lok Sabha 10 the 
Standing Committee on Finance ( 2003) w .e.f. 07 April, 
2003 

R .K . JAIN , Deputy Secy . 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 
New Delhi , the 12th March 2003 

ORDER 
No . 0 - 12012 / 15 / 2003/ONG /D - IV - in exercise of 
powers conferred by clause (i) of sub - rule (1) of Rule 5 of 
the Petroleum & Natural Gas Rules , 1959, the Central 
Government hereby grants 10 Oil and Natural Gas 
Corporation Ltd . (ONGC) ( hereinafter referred to as 
Licensees) a Petroleum Exploration Licence to prospect for 
a period of 7 years with effect from 12th March , 2003 in 
GS-OSN - 2001 /1 measuring 9468 sq. kms and bound by 
the co -ordinates. 

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject 
to the terms and conditions being intimated to the Licensee 
Separately . 

N .C . ZAKHUP, Under Secy . 


ORDER 
No . 0 - 12012 / 20 / 2003/ONG / D - IV - in exercise of 
powers conferred by clause (i) of sub - rule ( 1) of Rule 5 of 
the Petroleum & Natural Gąg Rules, 1959, the Central 
Government hereby grants to Gujarat - State Petroleum 
Corporation Ltd . (GSPC )- Jubilant Enpro Ltd . ( JEL) and 
GeoGlobal Resources ( India ) Inc . (hereinafter referred to 
as Licensees) a Petroleum Exploration Licence to prospect 
for a period of 7 years with effect from 12th March , 2003 
in KG -OSN - 2001/3 measuring 1850 sq. kms and bound 
by the co - ordinates . 

2 . The grant of Petroleum Exploration Licence is subject : 
to the terms and conditions being intimated to the Licensee 
separately . 

N .C . ZAKHUP , Under Secy . 


ORDER 


ORDER 
No. 0 - 12012 /23 / 2003 /ONG / D - IV - In exercise of 
powers conferred by clause (i) of sub - rule ( 1 ) of Rule 5 of 
the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central 
Government hereby grants to Oil and Natural Gas 
Corporation Ltd . (ONGC ) ( hereinafter referred to as 
Licensees) a Petroleum Exploration Licence to prospect for 
a period of 8 years with effect from 12th March , 2003 in 
KK -DWN - 2001/3 measuring 21775 sq . kms and bound by 
the co -ordinates . 

2 . The grant of Petroleum Exploration Licence is subject 
to the terms and conditions being intimated to the Licensee 
separately . 

N .C . ZAKHUP, Under Secy . 


No . 0 - 12012 / 16 /2003 /ONG / D - IV - In exercise of 
powers conferred by clause (i) of sub - rule ( 1) of Rule 5 of 
the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959 , the Central 
Government hereby grants to Oil and Natural Gas 
Corporation Ltd . (ONGC ) (hereinafter referred to as 
Licensees ) a Petroleum Exploration Licence to prospect for 
a period of 7 years with effect from 12th March , 2003 in 
KK -OSN -2001/2 measuring 14, 120 sq. kms and bound by 
the co -ordinates. 
· 2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject 
to the terms and conditions being intimated to the Licensee 
Separately . 

N .C . ZAKHUP, Under Secy . 


ORDER 
No. 0 - 12012 /24 /2003/ONG /D - IV - In exercise of 
powers conferred by clause (i) of sub - rule ( 1) of Rule 5 of 
the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central 
Government hereby grants to Oil and Natural Gas 


514 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 19 , 2003 (CHAITRA 29, 1925) 


(PART I- SEC . 1 


MWN 


: 


Corporation Lid . (ONGC) and Oil India Limited (OIL ) 
(hereinafter referred to as Licensees) a Petroleum 
Exploration Licence to prospect for a period of 8 years 
with effect from 12th March , 2003 in CY -DWN - 2001 /1 
measuring 12425 sq . kms and bound by the co - ordinates . 

2 . The grant of Petroleum Exploration Licence is subject 
to the terms and conditions being intimated to the Licensee 
separately . 

N . C . ZAKHUP, Under Secy . 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 
New Delhi, the 26th March 2003 

RESOLUTION 
No. X - 19014 / 1/ 95 - D / DMS & PFA . — The term of the 
Indian Pharmacopoeia Committee constituted vide 
Resolution No. X . 19020 / 1/89 - DMS & PFA dated 12 .3. 1991, 
which was extended upto 11.3 .2003 , is further extended 
for a period of six months, i.e. upto 11. 9.2003 . 

The other terms and conditions of the Committee will 
remain the same. 


MINISTRY OF NON - CONVENTIONAL ENERGY 

SOURCES 
New Delhi-110003, the 31st March 2003 

! RESOLUTION 
No . 11015 (*)/98 -Hindi. - In partial modification of 
the Ministry of Non -Conventional Energy Sources 
Resolution No . 11015 (2) /98 -Hindi, dated 11 September , 
2000 , the following entry / substitution is hereby made 
in the composition of the Hindi Salahkar Samiti : 
(i) The following entry is substituted at Sl. No. 9 

9 Dr. (Mrs .) Majida Asad, Retd . Professor & 
Head , Department of Hindi, Jamia Millia Islamia , 
New Delhi 

- -- - - - - -Member 

ORDER 
Ordered that a copy of the Resolution be 
communicated to all the members of the Samiti , all State 
Governments and Union Territory Administrations , 
Prime Minister s Office , Cabinet Secretariat, Ministry 
of Parliamentary Affairs, Comptroller and Auditor 
General of India, Accountant General ( Commerce , 
Works and Miscellaneous), Rajya Sabha/ Lok Sabha 
Secretariats , Planning Commission , President s 
Secretariat, and all the Ministries/Departments of the 
Govt . of India . 

Ordered also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

SUNIL KHATRI, Jt. Secy . 


ORDER 


Ordered that a copy of the Resolution may be sent to . . 
all the Ministries/Departments of the Govt. of India , 
Directorate General of Health Services, New Delhi and all 
the Members of the Indian Pharmacopoeia Committee . 

Ordered that a copy of the Resolution be sent for 
publication in the Gazette of India for general information . 

NITA KEJREWAL , Under Secy. 


प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित 
ya 1877 fazi , farat 3751 Tita , 2003 
PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD , AND 
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION I, 2003 


